रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D . L - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTII - Section3 - Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 319 ] 
No . 319 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 17 , 2011 / ज्येष्ठ 27 , 1933 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17 , 2011/ JYAISTHA 27, 1933 


पोत परिवहन मंत्रालय 


( पत्तन स्कंध ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 17 जून , 2011 


सा . का .नि . 459 ( अ): -- महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 (1963 का 38 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 6 ) के साथ पठित उप 
धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा, निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 -6 के सामने 
उल्लिखित व्यक्तियों को दिनांक 1 - 4 -2011 से 31 -3 - 2013 तक की अवधि के लिए वी . ओ. चिदंबरानार पत्तन न्यास के बोर्ड में न्यासी के रूप 
में नियुक्त करती है और उन्हें अधिसूचित करती है : 


तालिका 


1. 


श्री आर. रसेल, डेमोक्रैटिक स्टाफ यूनियन 
( सीआईटीयू ) 


पत्तन में नियोजित श्रमिकों के प्रतिनिधि । 


पत्तन में नियोजित श्रमिकों के प्रतिनिधि । . 


महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 की धारा 3 ( 1) ( ग ) ( ii ) ( 4 ) के अंतर्गत 
परिकल्पित " अन्य हितों " के प्रतिनिधि 


____ 2 श्री सी. सेल्वाराज, पोर्ट इंपलोइज ट्रेड यूनियन 

( पीईटीयू ) 
___ 3. श्री जे. पी. जो विल्लावरयार, द तूतीकोरिन 

सेलिंग वैसल ऑनर्स एसोशिएसन के प्रतिनिधि , 

39, इंपेरर स्ट्रीट , तूतीकोरिन - 628001 
4. श्री जे. जेसिया विल्लावरयार, तूतीकोरिन 

स्टीवडोरेस एसोशिएसन के प्रतिनिधि , 39 , 

इंपेरर स्ट्रीट तूतीकोरिन -628001 
5. श्री ए. . वी. एम. वी . मणी , ऑल इंडिया चैम्बर 

ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि , 84 /2 , 

साउथ राजा स्ट्रीट , तूतीकोरिन - 628001 
2279 GI/ 2011 


महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 ( 1) ( ग) ( ii ) ( 4 ) के अंतर्गत 
परिकल्पित " अन्य हितों " के प्रतिनिधि 


महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 की धारा 3 ( 1 ) ( ग ) ( ii )( 4 ) के अंतर्गत 
परिकल्पित " अन्य हितों " के प्रतिनिधि 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDLA : EXTRAORDINARY 

{ PART II- SEC. 3(1)] 
4. श्री सी. गणेसन, मुख्य अभियंता , टीटीपीएस FE1979 RH fefT9A , 1963 on ETT 3 ( 1 ) ( 1)( ii ) (4 ) # sala 

तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, तूतीकोरिन के परिकल्पित " अन्य हितों " के प्रतिनिधि 
प्रतिनिधि 

[ 91. . 2 - 18011 /1/2011 -08 ] 

राकेश श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF SHIPPING 

(PORTS WING ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th June , 2011 
GS.R . 459(E ). — In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub - section (1) read with sub -section (6 ) of 
Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the CentralGovernment hereby appoints the persons mentioned 
against serial nụmber 1 -6 in the Table below to be trustees on the Board of Trustees for the Port of V . O . Chidambaranar from 
1-4 -2011 to 31- 3- 2013 and notifies the same : - - 


TABLE 


1. 


Shri R. Rusel, Democratic Staff Union ( CITU ) Representing Labour employed in the port, 
Shri C . Selvaraj ,Port Employees Trade Union Representing Labour employed in the port . 
(PETU ) 
Shri J. P. Joe Villavarayar , representing the Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(0 )(4) 
Tuticorin Sailing Vessel Owner s Association ofMPT Act 
39, Emperor Street, Tuticorin -628001 


- 


3 . 


Shri J.Jesiah Villavarayar ,representing 
Tuticorin Stevedores Association 
39, Emperor Street, Tuticorin -628001 


Representing Other Interest as envisaged under section 3 (1X(c )(i)(4 ) 
ofMPT Act 


S. 


Representing Other Interest as envisaged under section 3 (1)(c)(iiX4) 
ofMPT Act 


Shri A . V. M . V .Mani, representing All India 
Chamber of Commerce and Industries, 
84 /2 , South Raja Street, Tuticorin -628001 
Shri C . Ganesan , Chief Engineer, TTPS 
representing Tamil Nadu Electricity Board 
Tuticorin 


6 . 


Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(ii )(4) 
of MPT Act 


[F.No. PT -18011/ 1/2009 -PT] 


RAKESH SRIVASTAVA , Jt . Secy. 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


